रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D . L.- 33004 / 99 


HER 

MERE 


. niti 


i ri 


. . 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग I – खण्ड 2 
PARTI _ Section2 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 7 ] 


नई दिल्ली, मंगलवार , अप्रैल 22 , 2014 / वैशाख 2 , 1936 
NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 22 , 2014 /VAISAKHA 2 , 1936 


No. 7] 


गृह मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 22 अप्रैल , 2014 
सं . 10 / 3 / 2011 - एम एंड जी . राष्ट्रपति ने, प्रधानमंत्री की सलाह पर श्रीमती डी . पुरंदेश्वरी को दिनांक 11 मार्च, 2014 से वाणिज्य 
और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री के पद के कार्यभार से मुक्त कर दिया है । 

एस. सुरेश कुमार, संयुक्त सचिव 
MINISTRYOF HOME AFFAIRS 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 22nd April, 2014 
No. 10 /3 /2011 -M & G . — The President, on the advice of the Prime Minister, has been pleased to relinquish 
Smt. D . Purandeswari from the charge of the office of the Minister of State in the Ministry of Commerce and Industry with 
effect from 11th March , 2014 . 

S. SURESH KUMAR, Jt. Secy. 
अधिसूचना 

नई दिल्ली , 22 अप्रैल , 2014 
सं . 10 / 3 / 2011 - एम एंड जी . — राष्ट्रपति , प्रधानमंत्री की सलाह पर, डॉ . कावुरू सांबा सीवा राव को दिनांक 3 अप्रैल, 2014 से 
वस्त्र मंत्रालय में वस्त्र मंत्री के पद से कार्यभार मुक्त करते हैं । 

एस. सुरेश कुमार, संयुक्त सचिव 
NOTIFICATION 

New Delhi, the 22nd April , 2014 
No. 10/ 3/2011-M & G . — The President, on the advice of the Prime Minister, has been pleased to relinquish 
Dr. Kavuru Samba Siva Rao from the charge of the office of the Minister of Textiles in the Ministry of Textiles with effect 
from 3rd April, 2014 . 

S . SURESH KUMAR, Jt. Secy. 


1712 GI/ 2014 


Printed by the Manager, Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi-110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


